रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L .-33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - - खण्ड 3 उप - खण्ड ( ii ) 
PART II Section 3 - Sub-section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 1867] 
No. 18671 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , सितम्बर 20 , 2012 / भाद्र 29 , 1934 
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 20, 2012 /BHADRA 29 , 1934 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 20 सितम्बर, 2012 
का . आ . 2241 ( अ). - केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) की धारा 3क की उप - धारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2544 ( अ ) , तारीख 
11 नवम्बर , 2011 , जो भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II, खंड 3 , उप - खंड ( ii ) में तारीखं 11 नवम्बर, 2011, को प्रकाशित की गई थी , 
में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के हिन्दी पाठ में , जिला थेनी से संबंधित क्रम संख्या । के सामने कॉलम 4 में , गांव “ । देवथनापट्टी ", 
से संबंधित, सर्वेक्षण संख्या “ 1998/1 , 1998/2 , 2058/2 , 2056/1 , 2059/1 , 2059/ 2A1 , 2059/2A2 , 2059 /2B , 2059 /2C , 2059/2D , 
2059/2E, 2075/1 , 2075 / 2, 2076/1A, 2076/1B, 2076/ 1C, 2076/2A, 2076/2B, 2076/ 2C , 2079/1 , 2079/2A, 2079/ 2B, 2079/3A, 
2079 /3B, 2080/ 1 , 2080 / 2 , 2080 / 3 , 2081/ 3 , 2083 /1B, 2083/1C, 2083/2A, 2083 /2B, 2089 /1A, 2089 /2A , 2089/2B2 , 2095 /1A, 
2095 /1B, 2095 /1C , 2096 / 1 , 2097 /1 , 2097/ 2 , 2098/1A, 2098 /1B, 2098/ 2 , 2099/ 1 , 2100/ 1 , 2100/ 2 , 2101/ 3 , 2101 / 4 , 2105 / 1 , 
2105 /3 , 2105 / 4 , 2106/1A, 2106/1B, 2125/1B, 2126 / 2 , 2127, 2131/ 1 , 2131/ 2 , 2132/ 1 , 2133, 2134 , 2135 , 2136/2B, 2154 / 1 , 
2154/3A, 2154 /3B, 2155 , 2163 / 2 , 2163 / 3 , 2163 / 4 , 2164 , 2165 , 2170/1C, 2170/ 3 , 2171 / 3 , 2173 / 2, 2174/1 , 2174/3A, 2174/3B, 
2175/1 , 2175/ 5, 2191/2A1 , 2191/2A2 , 2191/ 2C , 2203 / 1 , 2203 / 2, 2203/ 3 , 2204/ 1 , 2205 /1 , 2205/2A, 2205/2B, 2205/5 , 2213 , 
2215/1 , 2215/3, 2216/1 , 2217/1, 2217/ 2, " के सामने, कॉलम संख्या 7 में , प्रविष्टि निजी ", के स्थान पर प्रविष्टि “ शुष्क " प्रतिस्थापित की 
जाएगी । 

कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना में उल्लिखित भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनिम की धारा 3ग की उप - धारा ( 1 ) के अधीन , मूल 
अधिसूचना में उल्लिखित प्रयोजन के लिए उक्त भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर 
आक्षेप कर सकेगा । 

[ फा . सं. भाराराप्रा - एचक्यू/11013/एलए/नोटिफ /पीआईयू - मदुरई/ 2012 ] 

माया प्रकाश, उप - सचिव 


3572 GI/ 2012 


___ Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


